PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., DEC . 5,2006 ( AGHN. 14, 1928 SAKA) 


GOVT 


863 


लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़क शाखा), 


रोहतक वृत 


दिनांक 17 नवम्बर , 2006 


संख्या 28RA/199AV/11.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सरकारी प्रयोजन 
नामत: सड़क निर्माण कनसाला, मोरखेड़ी, समचाना, भैसरूखुर्द, तहसील व जिला रोहतक के लिये ली जानी अपेक्षित है, इसलिये एतद्द्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि नीचे निदिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये सम्भवत: अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन इन सब के लिये जारी की गई है, जिनसे यह 
सम्बन्धित हो । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, हरियाणा के राज्यपाल, उन अधिकारियों को जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा 
कारिन्दों के साथ काम में लगे हुये हैं , इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिये प्राधिकृत करते 
हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के 
अन्दर- अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर सकता 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर 


परिक्षेत्र / गांव/ 
हदबस्त नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


लम्बाई -6760 


रास्ता 27V . 


अर्जन पाथ 161 


रोहतक 


रोहतक 


2.56 एकड़ 


33 


समचाना 
हदबस्त नं 0 28 


44 


11/1 , 11/2 , 12, 19/2 , 20/1 , 20/2, 
21. 22/1, 22/2 
1 , 2/1 , 2/2 , 9/1/1 , 9/1/2 , 9/2 , 12/1 , 
12/2, 13, 18/1, 18/2 , 19/1, 19/2 , 
22/2, 23/1 , 23/2 


61 


3/ 1,3/ 2 , 4 , 7 , 8/1 , 8/2, 8/3, 13, 
14/1 , 14/2, 17/1, 17/2, 24/1 , 24/2, 


25 


120 


-- 


. 


128 


2 , 3, 8/1 , 8/2, 9, 12/1, 12/2, 13, 
18, 19, 22, 23 
2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9/1, 12, 13 , 
18, 19, 22/1 , 22/2, 23 
2/1 , 2/2 , 3, 8, 9/1, 9/2 , 12, 13, 18 , 
19, 22, 23 
2, 3 , 8 , 9 , 12, 13/1 , 13/2 , 18/1 , 
18/2, 18/3, 19 , 22, 23 


144 


153 


.. 


166 


2,3,8,9 


212, 213, 226, 227 , 243, 302 , 306 , 522, 
526,527 , 528,611 , 614, 618,619 


864 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 5, 2006 (AGHN . 14 , 1928 SAKA ) 


( PART I 


1 


2 


3 


4 


5 


rare 4750 


FIT 2792 Nil 


37617 Ore 1641 ?" Nil 


रोहतक 


रोहतक 


1.80 Tag 


39 


भैसरूखुर्द 
5GGEST TO 31 


2 , 9 , 12 , 13/1, 13/2 , 18/1, 18/2 , 
18/3 . 18/4 , 19 , 22 
2 , 3 


47 


52 2 , 3/1, 3/2 , 8/1 , 8/2 , 9, 12/1 , 12/2 , 

13/1 , 13/2 , 18 , 19 , 22 , 23 


69 , 76 , 84 , 85 , 88 


(67710 ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
रोहतक वृत , लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़क शाखा), 

रोहतका 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT (BUILDING AND ROADS BRANCH ), 


ROHTAK CIRCLE 


The 17th November , 2006 


No. 28RA /199 /11 /11. - Whereas , it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required to be 
taken by the Government, at the public expense , for a public purpose, for constructing a Road from Kansala , Mor 
Kheri, Samchana, Bhasru Khurd in Tehsil and District Rohtak . 


It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose. 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may 


concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid Section , the Governor of Haryana is pleased to authorise the 
officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any 
land in the locality and do all other acts required by that Section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 
30 days of the publication of this notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, 
Public Works Department (Building and Roads Branch ), Bhiwani. 


Specifications 


District 


Tehsil 


Khasra Nos . 


Locality /Village/ 

Hadbast No. 


Area 
in acres 


1 


2 


3 : 


4 


5 . 


Length 6760 


Consilidation Path 2742 


Acquired Path 1642 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., DEC, 5, 2006 (AGHN . 14 , 1928 SAKA) . 


865 


-- 


2 


3 


4 


5 


Rohtak 


Rohtak 


2.56Acres 


33 


Samchana 
Hadbast No.28 


11/1 , ! 1/2, 12, 19/2 , 20/1 , 20/2 , 
21, 22 /1,22 / 2 


44 


1 , 2 / 1,2/ 2 , 9/1/1 , 9/1/2, 9/2, 12/1 , 
1212 , 13, 18/1, 18/2, 19/1 , 19/2 , 
22/ 2.23/ 1 , 23/2 


61 


3/ 1,3/ 2 , 4.7,811 , 8/2, 8/3, 13, 
14/1 , 14/2 , 17/1 , 17/ 2,24 / 1 , 24/2 , 
25 


120 


2 , 3 , 8/1 , 8/2 , 9 , 12/1 , 1212 , 13, 
18, 19,22,23 


128 


2/1 , 2/2 , 3 / 1,3/ 2 , 8 , 9/1 , 12, 13, 
18, 19,22 / 1 , 22/2 , 23 


144 


2/1 , 2/2 , 3, 8 , 9/1 , 9/2, 12 , 13, 18, 
19,22,23 


153 


2 , 3,8,9, 12, 13/1 , 13/2 , 18/1 , 
18/2, 18/3, 19, 22, 23 


166 


2.3.8.9 





212, 213, 226 , 227 , 243, 302, 306,522 , 
526,527,528, 611, 614,618,619 


Length 4750 


Consolidation Path 2742 Nil 


Acquired Path 161 Nil 


Rohtak 


Rohtak 


1.80 Acres 


39 


Bhasru Khurd 
Hadbast No. 31 


2 , 9 , 12, 13/1 , 13/2 , 18/1 , 18/2 , 
18/3, 18/4, 19, 22 
2.3 


47 


52 


2,3/ 1 , 3/2 , 8/1 , 8/2, 9 , 12/1 , 12/2, 
13/1 , 13/2 , 18 , 19, 22 , 23 


69,76,84,85,88 


( Sd.) ..., 
Superintending Engineer , 
Rohtak Circle , P.W.D. ( B & R Branch ), Rohtak . 


सिंचाई विभाग 


उद्घोषणा 


दिनांक 24 नवम्बर , 

2006 


क्रमांक 15403 / 342- W.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर, 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बढ़ौतरी मंढोली माईनर बुर्जी नं ० 10750 से बुर्जी नं 0 11050 तक गांव मंढोली कलां, तहसील लोहारू, जिला भिवानी 
से निकलती है, के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के लिये अधिसूचना संख्या 
11145 / 342 - W , दिनांक 12 सितम्बर , 2006 जो कि हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि नीचे विशिष्ट में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 


- 


866 


HARYANA GOVT . GAZ .. DEC . 5 , 2006 ( AGHN. 14, 1928 SAKA ) 


| PART I 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धो के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है 
जिनका इससे सम्बन्ध है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी, भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता, सिवानी जल सेवायें 
मण्डल, भिवानी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


क्रम संख्या 


जिला 


तहसील 


गांव 


परिक्षेत्र 


क्षेत्रफल 


रैक्टंगल नं ० / खसरा नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भूमि का टुकड़ा 300 फुट लम्बा तथा असामान्य 
रूप में जो कि पूर्व दक्षिण से पश्चिम उत्तर की 
ओर से गुजरती है । 


1 . 


भिवानी 


लोहारु 


मंदोली कलां 


1 


0.38 एकड़ 


932/288 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


ए ० सी ० सांघी. 


अधीक्षक अभियन्ता , 


यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , भिवानी 


IRRIGATION DEPARTMENT 


DECLARATION 


The 24th November , 2006 


No. 15403/342 W.- Whereas, it appears that the Governor of Haryana is satisfied that the land described in the 
specification mentioned below , is needed by the Government, at public expenses, for public purpose, namely , for the 
constructing extension of Mandholi minor from RD 10750 to RD 11050 in Village Mandholi Kalan , Tehsil Loharu , 
District Bhiwani. 


For which notification has been issued under Section 4 of the said Act and published vide Haryana Government 
Notification No.11145/ 342 - W , dated 12th September, 2006 in Haryana GovernmentGazette Part-I,it is hereby declared 
that the land described in the specification below is required urgently for the above purpose . 


This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for the information 
of all to whom it may concern . 


The plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector District Revenue Officer, 
Bhiwani, Executive Engineer, Siwani Water Services Division , Bhiwani. 

Specification 


Sr. District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Rectangle/ Khasra No. 


No. 


No. 


Acres 


- 


2 . 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 300 feet in 
length and varying width passing 
through Khasra No. given as below and 
generally in the direction from East 
South to West-North as per demarcation 


PART IU 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 5, 2006 ( AGHN. 14, 1928 SAKA ) 


867 


- 


مد 


2 


4 


5 


7 


1 . 


Bhiwani 


Loharu 


Mandholi Kalan 


10.38 


at site as shown in the index plan . 
932/288 
Murba bandi has not been done uptill 


now . 


By the order of Governor of Haryana . 


A.C: SANGHI , 

Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Bhiwani. 


सिंचाई विभाग 

उद्घोषणा 

दिनांक 24 नवम्बर , 2006 
क्रमांक 15412/331- W.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्चेपर , 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ खेड़ा माईनर की बुर्जी नम्बर 0 से 3559 तक जोकि ढाणी धिरजा माईनर की बुर्जी नम्बर 4200 बाएं से निकाल 
गई गांवमिरान, तहसील सिवानी, जिला भिवानी से निकलती है, के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । जिसके लिये भूमि अर्जन अधनियम , 
1894 की धारा 4 के लिये अधिसूचना संख्या 11153/331 - W. दिनांक 12 सितम्बर, 2006 जो कि हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित की 
गई है, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती : 
जिनका इससे सम्बन्ध है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण , जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी, भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता , सिवानी जल सेवाः 
मण्डल, भिवानी के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 


क्र ० सं ० 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल 


रैक्टेंगल नं ०/किला नं ० / खसरा नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


। 


भूमि का टुकड़ा 3559 फुट लम्बा तथ 
असामान्य रूप से चौड़ा जो कि सामान्य रूः 
में दक्षिण से उत्तर से पूर्व की ओर है । जैस 
कि इन्डैक्स प्लान में दिखाया गया है । 
मुरब्बा बंदी 12, 19, 20 , 21 , 22, 23 
नहीं हुई 

24, 9, 11, 18 एवं 17 


1 . 


भिवानी 


सिवानी 


मिरान 


89 


4.01 एकड़ 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


ए ० सी ० सांघी, 

अधीक्षक अभियन्ता , 

यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 
IRRIGATION DEPARTMENT 

DECLARATION 

The 24th November, 2006 
No. 15412/ 331 - W. - Whereas, it appears that the Governor of Haryana is satisfied that the land described in the 
specification mentioned below , is needed urgently acquired by the Government, at public expenses, for public 
purpose, namely, for the constructing Khera minor from RD 0 to 3559 off taking at RD 4200 - L Dhani Dhirja minor 
in Village Miran , Tehsil Siwani, District Bhiwani. 


868 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 5 , 2006 (AGHN . 14 , 1928 SAKA ) 


[ PART I 


For which notification has been issued under Section 4 of the said Act and published vide Haryana Government 
Notification No. 11153/ 331 - W , dated 12th September, 2006 in Haryana Government Gazette Part-I, it is hereby 
declared that the land described in the specification below is required urgently for the above purpose . 

This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for the information 
of all to whom it may concern . 

The plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector/District Revenue Officer , 
Bhiwani, Executive Engineer, Siwani Water Services Division, Bhiwani. 

Specification 


Sr. District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Rectangle/Khasra No. 


No. 


No. 


Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land 3559 feet in length 
and laying generally in the direction 
East to West as demarcated 
index plan and passing through the 
rectangle field No. given as below : 


on the 


1. Bhiwani 


Siwani 


Miran 


89 


4.01 


12 , 19 , 20, 21 , 22, 23 , 24 , 9 , 11, 18 and 17 


Murba bandi has not been done uptill now . 


By the order of Governor of Haryana . 


A. C. SANGHI, 

Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle, Bhiwani. 


41831 --- C.S.- H.G.P ., Chd . 


. 


